रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAL 


n 


Ill 


AN 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I – खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , नवम्बर 17 , 2017 / कार्तिक 26 , 1939 
NEW DELHI , FRIDAY , NOVEMBER 17 , 2017/ KARTIKA 26 , 1939 


सं . 298 ] 
No. 298 ] 


श्रम और रोजगार मंत्रालय 


( केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोड) 


संकल्प 


नई दिल्ली , 17 नवम्बर, 2017 


फा . सं . यू-23013/04/ 2004 - एल . डब्ल्यू ( बी .) ठेका श्रम (विनियम एवं उत्सादन) अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्धारा 
प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड एतद्धारा निदेश देता है की भारत के राजपत्र , असाधारण भाग-I 
खण्ड- 1 दिनांक 08 मार्च, 2004 में प्रकाशित भारत सरकार , श्रम और रोजगार मंत्रालय के संकल्प तथा दिनांक 23 जून , 2005 , 
07 सितम्बर , 2006 और 12 अगस्त , 2011 के एतदुपरांत संशोधित संकल्पों में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे , नामत : 


( क ) पैरा 2 में क्रम संख्या ( 2) के उक्त संकल्प और इससे संबंधित प्रवष्टियों में , निम्नलिखित को इसमें प्रतिस्थापित किया जाएगा नामत: 


" 2. 


निदेशक ( वैयक्तिक और औद्योगिक सम्बध ) 


कोल इंडिया लिमिटेड , कोयला भवन , 


परिसर संख्या . 04 एमएआर , प्लॉट संख्या - एएफ -III , 


कार्यवाही क्षेत्र-1ए, न्यू टाउन राजरहाट , 


कोलकाता-700156 


- सदस्य " 


ए. के . सिंह, सचिव 


6725 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 
(CENTRAL ADVISORY CONTRACT LABOUR BOARD ) 

RESOLUTION 

New Delhi, the 17th November , 2017 
F . No. U - 23013/04 /2004 - L . W . ( B .). — In exercise of the powers conferred by Section 5 of the 
Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby 
directs that the following amendments shall be made in the Resolution of the Government of India , Ministry 
of Labour & Employment published in the Gazette of India , Extraordinary , Part- I Section - 1 , dated 08th March , 
2004 and subsequent amended Resolutions dated 23rd June, 2005, 07th September, 2006 and 12th August, 
2011, namely : 
(A ) In the said Resolution for serial number (2) in para 2 and the entries relating thereto , the following shall 

be substituted namely thereto : 
“ 2 . “ The Director (Personnel & Industrial Relations), 

Coal India Limited , Coal Bhawan , Premise No. 04 , 
MAR , Plot No. – AF- III , Action Area – 1A , New Town, Rajarhat, 
Kolkata – 700156 

- Member” 

A . K . SINGH , Secy . 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by 
RAKESH SUKUL 
Date: 2017 .11.18 
17 :01:27 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


